260 


HARYANA GOVT GAL ., FEB. 14 , 1978 ( MAGHA 25 , 1899 SAKA) 


[ PART IN 


क्र ० 3250-6 ,- ( II ) - 77/3234.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तका संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( ए ) तथा 3 (I ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा क राज्यपाल श्रीमती छन्नो देवी , विधवा श्री परते राम, गांव जुलाना , तहसील व जिला जींद को रबी , 
1966 से रबी, 1970 तक 100 रु ० वार्षिक तथा खरीफ , 1970 से 150 रु ० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के 
अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्र ० 3163 -ज ( II ) -77/ 3238.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उस हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 

2 ( ए ) (I ए ) तथा 3 (I ए ) के अनुसार सौंप गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री जय सिंह, पुत्र श्री भगवान सिंह, गांव बिसान, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को रबी , 
1973 से 150 वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्र ० 30891 - ( II ) - 77/3242.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उस हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( I ) तथा 3 ( I ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फसल तथा 
राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्षप्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल/ वर्ष जब से जागीर वार्षिक 
जागीर दी गई 

राशि 


-- 


2 


3 


5 


6 


7 


रूपय 


1 गुड़गांवा 


श्री रामदल , पुत्र श्री चरता 


दमदमा 


गुड़गांवा 


100 


रवी , 1967 से रबी , 
1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


150 


. 


2 


अभय पुर 


रबी, 1973 से 


150 


श्री ईख राम, पुन 
श्री मोहर सिंह 


3 


खरीफ , 1975 से 


" 


खेड़ला 


श्री घीसा राम , पुत्र 

श्री भूप सिंह 


150 


4 


श्री भुपेन्द्र सिंह, पुन 

श्री मगनी सिंह 


रबी , 1976 से 


॥ 


दानी चितर सन 
( भोड़ा कला) 


150 


5 


श्री घीसा राम, पुत्र 
श्री भाव सिंह 


जमालपुर 


रबी , 1973 से 


" 


150 


क्र ० 3243-ज ( II ) -77/3246 . –पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( I ) तथा 3 ( I) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री देवो राज, पुत्र श्री राम जी लाल , गांव रोहना, तहसील व जिला रोहतक को रबी , 1973 
से 150 रु ० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते 


